निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 75) पटना , शुक्रवार , 22 जनवरी 2016 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 जनवरी 2016 
सं0 यो०स्था01 / 8 - विविध - 1 / 2012 – 373 / यो0वि0 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009 का संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित नियमावली बनाते है: 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ - (1 ) यह नियमावली बिहार सांख्यिकी सेवा (संशोधन ) नियमावली, 2015 
कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 
2. बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली 2009 के नियम [ 5 ] में संशोधनः 

उक्त नियमावली, 2009 के नियम 5 के उपनियम (v) के बाद निम्नलिखित एक नया उपनियम ( vi) जोड़ा 
जायेगा: 

"(vi) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / सहायक निदेशक के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके अभ्यर्थी के लिए 
अधिमानता एवं उम्र सीमा में छूट: 

( क ) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / सहायक निदेशक के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके आवेदकों को 

ही प्रति पूर्ण वर्ष कार्य अनुभव के लिए 5 प्रतिशत ( अधिकतम 25 प्रतिशत तक ) अंक अधिमानता के 
लिए मान्य होगा । यह अधिमानता भविष्य में होने वाली आयोग की मुख्य परीक्षा एवं मौखिक 
साक्षात्कार हेतु मान्य होगी । 
अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छट सभी श्रेणियों के संविदात्मक जिला सांख्यिकी 
पदाधिकारी / सहायक निदेशक के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके अथवा कार्यरत अभ्यर्थियों को 
दिया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

कृष्ण कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


PER TE ( 3FITETU ), 22 Jaa 2016 

The 21st January 2016 
No. yo .Stha. 1 / 8 -vividh - 1 / 2012 - 373 /PD - In exercise of the power conferred under 
the Proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is hereby 
Pleased to make the following Rules amending “ The Bihar Statistical service Rules 2009” . 

1. Short title , extent and Commencement: - ( 1 ) These Rules may be called the 
Bihar Statistical service ( amendment) Rules 2015 . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once . 
2 . Amendment in Rule 5 of Bihar Statistical Service Rules 2009. 

The following new sub rule (vi) will be added after sub rule (v ) of Rule 5 of the said 
rules, 2009: 

(vi) Work weightage and relaxation in age limit for the District Statistical 
Officer / Assistant Director Candidates who have worked on contract Basis : 

(a ) Work weightage will be admissible of 5 % (maximum up to 25 % ) marks for 

every full year to the District Statistical Officer / Assistant Director candidates 
working on Contract basis . This weightage will be admissible to the 
candidates for the main examination & interview of the commissions to be 

conducted in future . 
(b ) Age relaxation of 5 years in maximum age limit will be given to those 

candidates who has worked as contractual District Statistical Officer / 
Assistant Director candidates of all categories. 

By order of the Governor of Bihar , 

KRISHNA KUMAR , 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
far TOT (34TETUT) 75 -571 + 10 - stochouten 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


